रबिस्ट्री०डी०222 


REGISTERED NO. D . EO 


भारतकागजपत्र 
The Garette of India 

12732 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


से० 46 ] 
No. 46] 


नई दिल्ली , शनिवार , नवम्बर 18, 1972/ कार्तिक 27, 1894 
NEW DELHI , SATURDAY , NOVEMBER18, 1972/ KARTIKA 27, 1894 


- - - 


- - -- - -- - - 


- 


- 


- 


इस भाग में मिल एप्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन केम्प में रखा पाती । 
Separato paging is given to that part in order that it may be filled as a separate compilation 


भाग - ख .14 

PART II - Section 4 
रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किय गये विषिक नियम और प्रादेश 
Statutory Rules and Orders issued by the 

Ministry of Defence 


रक्षा मंत्रालय 


नई दिल्ली , 2 नवम्बर , 1972 

नियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे. अर्थात्--- 
का० नि० प्रा० 305. --- राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 

" 5. निरहतार - - वह व्यक्ति - - 
309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , रक्षा 

क ) जिमने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी 
मंत्रालय , सशस्त्र - बल , फिल्म तथा फोटो डिविजन वर्ग I और 

जीवित है, विवाह किया है , या 
वर्ग II ( राजपत्रित ) अननुचिवीय पद ] भर्ती नियम , 1964 

( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते 
में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा 

हए किसी व्यक्ति से विवाह किया है । 
बनाते हैं , अर्थात् : - - 

उपरोक्त पदों में से किसी पद पर नियुक्ति का पान नहीं होगा : 
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - - ( 1 ) इन नियमो का नाम 
रक्षा मंत्रालय , सशस्त्र -बल , फिल्म तथा फोटो डिविजन वर्ग I और 

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा 
वर्ग II ( राजपत्रित ) अननुसचिवीय पद भर्ती ( संशोधन ) नियम , विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय 
1972 है । 

विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य प्राधार 
( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगे । मौजूद हैं तो यह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे 

सकेगी । 
2. नियम 5 का प्रतिस्थापन ...-रक्षा मंत्रालय , सशस्त्र - बल , 
फिल्म तथा फोटो डिविजन [ वर्ग I और वर्ग II ( राजपत्रित ) , 6 शिथिल करने की शक्ति - -- जहा केन्द्रीय सरकार की 
अननुसचिवीय पद ) भर्ती नियम , 1964 ( जिसे इसमें इसके राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन ह वहां वह , उसके 
पश्चात् उक्त नियम कहा गया है ) में , 

लिए जो कारण हैं उन्हें लिपिबद्ध करके तथा सघ लोक सेवा प्रायोग 
( 611 ) 


612 


THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 18 , 1972 /KARTIKA 27, 1894 


[ PART II .. 


और फोटोग्राफर पदों से संबंधित प्रविष्टिया क्रमश: 1 , 2 और 3 
के रूप में क्रमवार मख्यांकित की जाएंगी । 


से परामर्श करके , इन नियमो के किसी उपबन्ध को , किसी वर्ग या 
प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत , आदेश द्वाग, णिथिल कर सकेगी । 

7. व्यावृत्ति . --- इन नियमों की कोई बात केन्द्रीय सरकार 
द्वारा इस बाबत समय - समय पर जारी किए गए प्रादेशों के अनुसार 
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष 
प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों 
और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी । " ; 

3. अनुसूची का मंशोधन . -- उक्त नियम की अनुसूची 
( 1 ) स्तंभ 1 में फिल्म अधिकारी, उपफिल्म अधिकारी 


( 2 ) इस प्रकार संख्यांकित मद 3 के सामने , स्तंभ 7 में 
" फोटोग्राफर " प्रविष्टि के स्थान पर " फोटोग्राफिक अधिकारी " 
प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी ; 


( 3 ) फोटोग्राफिक अधिकारी से संबंधित स्तभ 1 मे मद 
3 के पश्चात् स्तंभ 1 से 12 तक स्तंभों में क्रमश : निम्नलिखित मदें 
और प्रविष्टिया , अन्य स्फापित की जाएंगी, अर्थात् :-- - 


अनुसूची 


- 


- 


पद का नाम 


वर्गीकरण 


वेतनमान 


पदों की 
संख्या 


चयन पद अथवा मीधे भर्ती किए जाने वाले 

चयन पद व्यक्तियों के लिए आयु 


- - 


- - 


-- 


- 


फोटोग्राफिक अधिकारी 
( मिने ) 


रक्षा मेवा मिविल 
वर्ग II राजपवित , 
अननु मचिवीय 


350 - 25 - 500- 30 - लागू नहीं होता 
590 - द००- 30 
800 रु० 


35 वर्प ( मरकारी सेवकों 
के लिए शिथिलनीय ) 


परित 


सीधे भर्तीकिए जाने वाले व्यक्तियो के लिए अपेक्षित 

शैक्षिक और अन्य अर्हताएं 


मीधे भर्तीकिए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित 
प्राय और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नतों की दशा में 

लागू होगी या नहीं 


परिवीक्षा की कालावधि 

यदि हो 


8 


2 वर्ष 


अनिवार्य --- 
किसी मान्यताप्राप्त संस्थान का चलचित्र फोटोग्राफी लाग नहीं होता 

( मिनेमैटाग्राफी ) में डिप्लोमा अथवा ममतुल्य अर्हता 
साथ ही चलचित्र फोटोग्राफी में लगभग 3 वर्ष का 
अनुभव 

अथवा 
मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय का मैट्रिकुलेट अथवा ममतुल्य 

अर्हता साथ ही चलचित्र फोटोग्राफी में लगभग 7 वर्ष 
का अनुभव ( अन्यथा सूअहित अभ्यर्थियों की दशा में 

अर्हताएं आयोग के विवेकानुसार शिथिलनीय ) 
वांछनीय-- - 
( i) डाक्यूमेंटरी अथवा न्यू जरील कैमरामैन के रूप में 

अनुभव 
(ii ) प्रशिक्षण फिल्मों के निर्माण का अनुभव 


प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति /स्थानान्तरण द्वारा भर्ती भर्ती करने में किन परिस्थितियो में संघ लोक 
की दशा में वे श्रेणियां जिनमें प्रोन्नति / प्रति - मेवा आयोग से परामर्शकिया जाएगा 
नियुक्ति / स्थानान्तरण किया जाएगा 


भर्ती की पद्धति भी सीधे होगी या प्रोन्नति 
द्वारा या प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण द्वारा 
तथा पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली 
रिक्तियों का प्रतिशत 

___ 10 
सीधी भर्ती द्वारा 


11 


लागू नहीं होता 


12 
संघ लोक सेवा प्रायोग ( परामर्श से छूट ) 
विनियमन , 1958 के अधीन यषा अपेक्षित 


Sc. 4 ] 


THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 18, 1972 /KARTIKA 27 , 1894 


613 


- 


- 


- 


- 


- 


5 महायक निदेशक 


5.30- 30 - 83 ) 20 


लाग नहीं होता 


रक्षा मेवा मिविल 
वर्ग II गजपत्रित , 
अननुमधिवीय । 


40 वर्ष ( सरकारी सेवकों 

के लिए शिथिलनीय ) 


। 


8 


लागू नहीं होता 


अनिवार्य - -- 
(i ) कसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय में फिल्म निर्देशन 
में डिप्लोमा अथवा समतुल्य अर्हता साथ ही किसी 
ख्यातिप्राप्त मंगठन में 2 वर्ष का व्यवमायिक अनुभव । 

अथवा 
किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से चलचित्र फोटोग्राफी 

(सिनेमेटोग्राफी ) में डिप्लोमा या समतुल्य अर्हता 
साथ ही चलचित्र फोटोग्राफी /फिल्म निदशन 
का लगभग 5 वर्ष का अनुभव । 

अथवा 
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की उपाधि या समतुल्य 

अर्हता तथा चलचित्र फोटोग्राफी /फिल्म निर्देशन का 
लगभग 6 वर्ष का अनुभव ( अन्यथा सहित अभ्याथियों 

की दशा में अर्हताएं प्रायोग के विवेकानुसारशिथिलनीय ) 
बांछनीव - -- 

(i ) प्रशिक्षण चिवों /चित्र स्क्रिप्ट के निर्माण का अनुभव । 
( ii ) चित्र स्क्रिप्ट / फोटो फीचर लेखन का अनुभव । 


- - 


- - 


- 


10 


12 


- - 


- 


- - 


- 


- 


सीधी भर्तीवारा 


लागू नही होता 


संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट ) 

विनियम , 1958 के अधीन यथा अपेक्षित । 


MINISTRY OF DEFENCE 

New Delhi , the 2nd November 1972 
S . R . O . 805 . - In exercise of the powers conferred by 
the proviso to article 309 of the Constitution , the Presi 
dent hereby makes the following rules to amend the 
Ministry of Defence, Armed Forces Film and Photo 
Division [ Class I and Class II ( Gazetted ) Non - ministe 
rial posts ] Recruitment Rules, 1964, nemely : -- 

1. Short title and commencement. - ( 1 ) These rules 
may be called the Ministry of Deferice, Armed Forces 
Film and Photo Division Class I and Class II 
( Gazetted ) Non- ministerial posts ] Recruitment 
(Amendment) Rules , 1972 . 

( 2 ) They shall come into force on the date of their 
publication in the Official Gazette . 

2. Substitution of rule 5 . - In the Ministry of Def 
ence, Armed Forces Film and Photo Division (Class I 
and Class II (Gazetted ) Non -ministerlal posts ] Recruit 
ment Rules, 1964 (hereinafter referred to as the gaid 
rules ) , 


[ फा० सं० ए / 2651 / सी० ए० प्रो०/ पार एण्ड पार -II ] 

डी० जे० बड़ार , अवर सचिव । 
for rule 5, the following rules shall be substituted , 
namely: 
"5. Disqualifications. - No person, 
( a ) who has entered into or contracted a mar 

rlage with a person having a spouse living , 

or 
( b ) who, having a spouse living, has entered 

into or contracted a marriage with any per 

son , 
shall be eligible for appointment to any of the above 
posts : 

Provided that the Central Government may , if satis 
fied that such marriage is permissible under the per 
sonal law applicable to such person and the other 
party to the marriage and that there are other 
grounds for so doing, exempt any person from the 
operation of this rule. 

6 Power to relax , — Where the Central Government 
is of opinion that it is necessary or expedient go to 


614 


THE GAZETTE OF INDIA ; NOVEMBER 18, 1972/ KARTIKA 27, 1894 


[PARTII 


do , it may , by order , and for reasons to be recorded 
in writing , relax any of the provisions of these rules 
in consultation with Union Public Service Commis 
sion in respect to any class or category of persons, 


( 1) the entries relating to the posts of Film Off 

cer , Deputy Film Officer and Photographer in 
column 1 shall be serially numbered as 1, 2 
and 3 respectively ; 


7 . Saying . - Nothing in thege rules shall affect re 
servations and other concessions required to be pro 
vided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes 
and other special categories of persong in accordance 
with the orders issued by the Central Government 
from time to time in this regard ." 


( 2 ) against item 3 as go n umbered , in column 1 

for the entry Photographer , the entry Pho 
tographic Officer shall be substituted ; 


3 . Amendment or the Schedule - - In the Schedule to 
the said rules , 


( 3 ) after item 3 in column 1 relating to Photo 

graphic Officer , the following items and en 
tries in Columns 1 to 12 shall respectively be 
inserted , namely : - - 


SDULE 


Name of Post 


No, of Classification 
POSLS 


Scale of 
реу 


Whether 
Selection 
post or 

Non 
Selection 

post 


Age limit 

for 
direct 
recruits 


Educational and other qualifications 
regnired for direct recruits 


4 . Photographic 
Officer ( Cine) 


Defencc 
Services 
Civilians 
Class II 
Gazetted 
Non -Ministerial 


Rs. 350 -25- Not 
500 -30 -" Applicable 
590 - EB 
30 - 800 


35 years 
(Relaxable 
for Govern - 
ment ser 
vants ) 


Essential : 
Diploma in Motion Picture Phot ( 818 

phy (Cinematography ) food a B1662 
nised Institute or equivalent grvalifi 
cation with aboul 3 years experience 
in motion picture photography , 

OR 


Matriculation of a recognised University 

or equivalent qualification with 
about 7 years experience in motion 

picture photography. 
(Qualifications relaxable at Commis 

sion s discretion in case of candi 
dates otherwise well gnalified ) 


Desirable : 


(i) Experience as documentary or 

newsreel cameraman , 
( ii) Experience in the production of 

training films. 


Whether age and Elu 
cational guulifications 
prescribed for direct 
recruits will apply in 
the case of promotees 


Period of 
probations 
if any, 


Method of rectt, whether by In case of rectt, hy promo- 

direct recit, or by promo- tion /deputatjon / Transfer , 
tion or by deputation / trans- grades from which promo 
fer and percentage of the tion deputation /transfer to 
Vacancies to be filled by be made , 
various methods. 


Circumstances in which 

UPSC is to be consul 
t ed in making recti. 


-HR 


IO 


II 


12 


- - 


- 


- 


- - - 


- - 


Not Applicable 


Two years 


By direct recruitment 


Not Applicable 


As required under the 
Union Public Service 
Commission (Exemp 
tion from Consul 
tution ) Regulations 


1958 . 


US 


SEG 4 ] 


THE GAZETTE OF INDIA NOVEMBER 18 1972 /KARTIKA 27, 1894 


615 


3 


4 


- 


5 . Assistant Director 


T 


Rs . 530 -30- 
830 


Not 
Applicable 


Defence 
Services 
Civilians 
Class II 
Gazetted 
Non - Ministerial 


40 vears 
(Relaxable 

for 
Government 
servants ) 


Or 


- - - - - - - - - - - - - - -- - - 
Essential 
( i) Diploma in Film dilection from 

a recognised University 
equivalent qualification with 
about 2 vears professional ex 
perience in an organisation of te 
pute . 

OR 


Diploma in Motion Picture photo 

giaphy (Cinematography) from 
a recognised Institute or 
equivalent qualification with about 
5 years experience in motion 
picture 

photography/ film 
direction , 

OR 


Degrce of a recognised University or 

cguivalent qualification with 
about 6 years experience in mo 
tion picture photography/film di 
rection . 


( Qualifications relaxable at Commis 

sion s discretion in case of candidates 
otherwisc well qualified ) 
Desirable 


(1) Experience in the product1012 of 

training films/ film scripts , 


( 11 ) Experience in writing of 

Scripts /Photo features. 


Film 


IO 


II 


12 


Not applicable 


Two years 


By direct recruitment 


Not applicable 


48 required under the 
Union Public Service 
Commission ( Exemp 
tion from Consulta 
tion ) Regulations , 


1958. 


[ No. F . A /02651/ CAO / R & R -II ] 

D . J . BARAT , 

Agstt C . A . O . 


नई दिल्ली , 2 नवम्बर , 1972 
का०नि० प्रा० 306 - - राष्ट्रपति , संविधान के अनकछेद 
309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तिों का प्रयोग करते हुए कम्पाउंडर 
( वर्ग 3 अराजपत्रित ) भर्ती नियम , 1969 में संशोधन करने के 
लिए निम्नलिखित नियम एतद्वारा बनाते है , अर्थात् .--- 

___ 1. सक्षिप्त नाम और प्रारम्भ - ( 1 ) इन नियमो का नाम 
कम्पाउडर ( वर्ग 3 अराजपत्रित ) भर्ती ( संशोधन ) नियम , 1972 


2 नियम 1 का संशोधन - - नियम 1 के उपनियम ( 1 ) के 
स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा , अर्थात . ... 
" ( 1 ) इन नियमों का नाम सेना प्रॉर्डनेन्स कोर ( वर्ग 3 

पद ) भर्ती नियम , 1969 हैं । " 
3 अनुसूची का संशोधन --- कम्पाउंडर ( वर्ग 3 अराज 
पत्रित ) भर्ती नियम , 1969 की अनुसूची मे , स्तम्भ 1 मे की 
कम्पाउंडर अस्पताल और कम्पाउंडर अस्पताल ( चयन श्रेणी ) से 
सम्बन्धित विद्यमान प्रविष्टियां क्रमश 1 और 2 सख्यांकित की 
जाएंगी , और स्तम्भ 1 में संख्या 2 के पश्चात् निम्नलिखित संख्या 
पौर प्रविष्टियां अन्त स्थापित की जाएंगी, अर्थात् : 


( 2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगे । 


616 


3 कल्याण 
पर्यवेक्षक 
( महिला ) 


THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 18, 1972 /KARTIKA 27, 1894 

[ PART - II 
- - -- - - - - - - - - - - --- - -- - - - - - - - - - - -_ - - - - - -- - - 
2 

3 

4 
- - - - - - - - -- -- - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - 
रक्षा मेवाओं में के 130 - 5 - 175 - लागू नहीं लागू नहीं 1 उच्चतर माध्यमिक परीक्षा लाग नहीं 
मिविलियन वर्ग 3 दरो० - 6-- 205 रु . होना होता 

या इसके समतुल्य अर्हता । होना 
अराजपत्रित 

2 मामाजिक कार्य में 
अननु सचिवीय 

डिप्लोमा । 
अनौद्योगिक 

3 छह मास के लिए किसी 

औद्योगिक स्थापन में 
मामाजिक और कल्याण 
कार्य में अनुभव । 


10 


11 


12 


दो वर्ष 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 
होता 


स्थानान्तरण द्वारा जिसके स्थानान्तरण 
न हो सकने पर मीधी रक्षा सेवाओं की निम्नतर विरचनामों 
भर्ती द्वारा । 

में समरूप , समतुल्य या उन्चतर 
पदों में कार्य करने वाले व्यक्ति । 


ए० एस० बेदी , अवर सचिव । 


New Delhi, the 2nd November 1972 
S . R . O . 306 . - In exercise of the powers conferred by 
the proviso to article 309 of the Constitution , the Pre 
sident hereby makes the following rules to amend the 
Compounders ( Class III Non -Gazetted ) Recruitment 
Rules , 1969 , namcly : - -- 


2, Amendment of rule 1 , -- For sub - rule ( 1 ) of rule 
1 , the following sub -rule shall be substituted, name 
ly : 
“ ( 1 ) These rules may be called the Army Ord 

nance Corpg (Class III posts ) Recruitment 

Rules, 1968. 
3. Amendment of the Schedule. . - In the Schedule to 
the Compounders (Class III Non -Gazetted ) Recruit 
ment Rules , 1969 , the existing entries relating to 
Compounder Hospital and Compounder Hospital (Se 
lection Grade ) in column 1 shall be numbered 1 a and 
2 respectively , and after number 2 , in column 1, the 
following number and entries shall be inserted , name 
ly : 


1 . Short title and commencement. - ( 1 ) These rules 
may be called the Compaunders ( Class III Non -Gazet 
ted ) Recruitment ( Amendment ) Rules , 1972. 


( 2 ) They shall some into force on the date of their 
publication in thc officiul Gazette . 


6 


3 Welfare Supervisor 

( Woman ) 


Rs. 130 - 5 - 175- 
EB- 6 - 205 . 


Not Applicable 


Civilian in Defence 
Services 
Class III 
Non- Gazetted 
Non -Ministeriul 
Non - Industrial 


Not applicable I, Higher Secondary Far 

mination or its cgui 

valent qualification 
2. Diploma in social 

work . 
3. Experience in Social 

and Welfare work 
in any Industrial 
Establishinent, for six 
months. 


II 


12 


Nos aplenie - 


Not applicable 


to wear 


Two yeary 


Not applicablc 


Not applicable 


By trangfer failing Transfer 
which by direct teruit - Person , working in simi 
ment 

lar equivalent or higher 
post in the lower 101 
mations of the Defence 
Services 


- 


- 


- 


A . S . BEDI, Under Secy . 


SEC . 4 ] 


THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 18, 1972 /KARTIKA 27, 1894 


617 


नई दिल्ली , 3 नवम्बर , 1972 


विलाथीकुल्म तालुक जिला तिरुनेल 


बेली । 


17. थिम के० कामछी, एमाल०ए० 

नटर जपुरम , डाकघर बेगर, 

नालक और जिला निकली । 
18. श्रीमती अल्दा एम० फाउलर , 

एम०एल००, हाल्दावेन बेलालुर 

रोष्ठ, पोहानुर, जिला कोयम्बटूर । 
19. उपसचिव, तमिल नाडु सरकार , वित्त 

विभाग, मद्रास । 
20. निदेश , ग्राम विकास , तमिल नाडु 

सरकार , मद्रास । 
21. उपचिव , तमिल नाडु सरकार , 
शिक्षा विभाग, मद्रास । 

सदस्य 

मचिव । 
पी० एम० रत्नम , अबर सचिव । 


क ० नि० . ० 307. - - राष्ट्रीय कैडेट कोर नियम , 1948 
के नियम 42 के उपनियम ( 2 ) के साथ पठित राष्ट्रीय कैरेट 
कोर अधिनियम , 1948 ( 1948 का 31 ) की धाग 12 की 
उपवारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत 
सरकार के रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना मं० का०नि० प्रा० 277, 
तारीख 26 अक्तूबर , 1966 को अधिकान्त करते हुए , केन्द्रीय 
सरकार तमिल नाड़ राज्य के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर की 
एक राज्य सलाहकार समिति एनद्वारा नियुक्त करती है , जिसमें 
निम्नलिखित व्यक्ति हों , अर्थात : 

1. शिक्षा और स्थानीय प्रशासन मंत्री , 
तमिल नाडु सरकार 

अध्यक्ष 
2 मचिव, तमिल नाडु सरकार, शिक्षा 

विभाग , मद्रास । 
3. कुलपति , मद्रास विश्वविद्यालय , 

मद्रास । 
4 . कुलपति , अन्नामलाई विश्वविद्यालय , 

अनामलाई । 
5. कुलपति , मदुराई विविद्यालय , 

मदुगई । 
6 . कुलपति , कृषि विश्वविद्यालय , 

कोयम्बटूर । 
7. निदेशक, कालेज सदृश ( या महा 

विद्यालय संबंधी ) शिक्षा, मद्रास । 
8. निदेशक , स्कूली शिक्षा , मद्रास । 

9. निदेशक , तकनीकी शिक्षा, मद्रास । 
10. जनरल स्टाफ प्राफिसर, श्रेणी I , 

मद्रास । 
11. मेजर ए० कृष्णामूर्ति, प्रधानाचार्य , गवन 

मंट आर्टस् कालेज , कृष्णागिरी । 
12. श्रीमती इनैयाथुन्निसा मुनावर , प्रधाना 

चार्य , गवर्नमेंट पार्टस् कालेज 

फार वीमन, मद्रास । 
13. थिरु ई० डी० सावरीरेयन, हैडमास्टर , 

मद्रास क्रिश्चियन कालेज स्कूल, 

चेटपेट मद्रास । 
14. थिरु शंकरनायाणन , हैडमास्टर , 

_ म्यूनिसिपल हाई स्कूल, विलुपुरम । 
15. निदेशक , राष्ट्रीय कैडेट कोर, तमिल 

नाडु और पाण्डिचेरी , मद्रास । 
16. बिरु एम० रामिनासावापाथी , 

एम०एल०ए० , डाक पर कुलापूर , 


New Delhi, the 3rd November 1972 
S . R . O . 307. - In exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 2 ) of section 12 of the National Cadet 
Corps Act, 1948 ( 31 of 1048 ) , read with sub -rule ( 2 ) 
of rule 42 of the National Cadet Corps Rules , 1948 , 
and in supersession of the notification of the Govern 

ment of India in the Ministry of Defence No. S . R . O . 
277 , dated the 26th October, 1966 , the Central Govern 
ment hereby appoints a State Advisory Committee of 
the National Cadet Corps for the State of Tamil Nadu 
consisting of the following persons, namely :- - 
1 . The Minister of Education and Local Adminis 

tration , Government of Tamil Nadu - - Chair 

man. 
2 . The Secretary to the Government of Tamil 

____ Nadu, Education Department, MADRAS. 
3. The Vice - Chancellor , University of Madras, 

MADRAS. 
4 . The Vice -Chancellor, Annamalai University , 

ANNAMALAI. 
5 . The Vice -Chancellor, Madurai University , 

MADURAI. 
6 . The Vice - Chancellor, Agricultural University , 

COIMBATORE . 
7. The Director, Collegiate Education , MADRAS. 
8 . The Director of School Education, MADRAS . 
9. The Director of Technical Education , MADRAS . 
10. The General Staff Officer , Grade I, MADRAS . 
11 . Major A, Krishnamurthi, Principal, Govern 

ment Arts College , KRISHNAGIRI 
12. Smt . Inayathunnisa Munavar . Principal Gov 

ernment Arts College for Women , MADRAS . 
13. Thiru E . D . Savarirayan , Headmaster, Madrag 

Christian College School, Chetpet, MADRAS . 
14 . Thiru Sankaranarayanan , Headmaster, Munici 

pal High School, VILLUPURAM . 
15. The Director, National Cadet Corps , Tamil 

___ Nadu and Pondicherry, MADRAS. 
16. Thiru M . Rathinarabapathy, M . L. A., Kulathur 

Post, Viluthikulan ) Taluk , TIRUNELVELI 

DISTRICT . 
37. liiru K . Kamalchi , M. L . A ., Natarajapuram , 

Vengur Pont, TIRUCHI TALUK AND DIS 
TRICT. 


618 


THE GAZETTE OF INDIA: NOVEMBER 18, 1912 / KARTIKA 27 , 1894 


[ PART JI - SEC. 4 ] 


- 


- 


- 


- 


18 . Smt. Alda M , Fowler , M . L . A ., Haldaven Vel 
___ lalur Road, Podanur, COIMBATORE DIS 

TRICT. 
19 The Deputy Secretary to the Government of 

____ Tamil Nadu, Finance Department , MADRAS. 
20 The Director of Rural Development , Govern 

ment of Tarnil Nadu , MADRAS. 
21 , The Deputy Secretary to the Government of 

Tamil Nadu, Education Department , MAD 
RAS --- Member -Secretary . 

P . S . RATNAM , Under Secy . 


Central Government hereby notifies that a vacancy 
has occurred in the membership of the Cantonment 
Board , Dehu Road , by reason of the acceptance by 
the Central Goverriment of the resignation of Lt. Col. 
M . N . Seshadri, 

[ File No. 19/32/CL & C65 2710- C/ D ( Q & C ). ] 

का० नि० प्रा० 309. -. - छावनी अधिनियम, 1924 
( 1924 का 2 ) की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) की अनुसरण 
करते हए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा अधिसूचित करती है कि 
मेजर वाई० बी० जौहर को ले० कर्नल० एम० एन० शेषाद्री के , 
जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है , स्थान पर छावनी बोर्ड देहं रोड के 
एक सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किया गया है । 
[फा० सं० 19/ 32 / सी /एल एण्ड मी / 65/ 2710- सी / 1/ डी 

( क्यू एण्ड सा ) ] 
एम० पी० मदान , अवर सचिव । 


नई दिल्ली , 4 नवम्बर , 1972 
का० नि० प्रा० 308. -~- छावनी अधिनियम 1924 
( 1924 का 2 ) की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) का अनुसरण 
करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा अधिसूचित करती है कि छावनी 
बोर्ड, देहू रोड की सदस्यता में ले० कर्नल० एम० एन० शेषाद्री के 
त्यागपत्र के केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकार कर लिए जाने के कारण 
एक रिक्ति हो गई है । 
[ फाइल मं० 19/ 32/ सी /एल एण्ड सी / 65 / 2710- सी / डी 

( क्यू एण्ड सी ) ] 
New Delhi, the 4th November 1972 
S . R . O . 308. ---In Toursuance of sub - section ( 7 ) of sec 
tion 13 of the Cantonments Act, 1924 ( 2 of 1924 ) , the 


S . R . O , 309. - In pursuance of sub - section ( 7 ) of sec 
tion 13 of the Cantonments Act , 1924 ( 2 of 1924 ) , the 
Central Government hereby notifies that Major Y . B . 
Johar has been nominated as a member of the Can 
tonment Board, Dehu Road vice Lt . Col. M . N . 
Seshadri, who has resigned . 


[ File No. 19/ 32| C | L C / 85 2710-CD( Q & C ) .] 


S. P. MADAN, Under Secy . 


PRINTED HY TE GENERAL MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , MINTO ROAD , 
NEW DELHI AND PUBLIQHCD BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS , DELHI , 1972 


